


ब्रैड मेल्टज़र, चित्र : क्रिस्टोफर 





जब वो छोटी थीं, जेन गुडॉल जानवरों 
से प्यार करती थीं-उनमें कुत्तों से लेकर 
उनके बगीचे के कीड़े, उनका पसंदीदा 
स्टफ्ड खिलोना, जुबली चिंपेंजी तक शामिल 
था. और जब वो बड़ी हुईं, तो वो प्राकृतिक 
दुनिया के बारे में वो सब कुछ सीखना 
चाहती थी जो संभव था. इसलिए, जेन ने 
अफ्रीका की यात्रा की और जंगल में अपना 
नया घर बसाया. वो जंगल में विम्पांज़ियों 
का अध्ययन करने वाली और उनका 
विश्वास हासिल करने वाली पहली वैज्ञानिकों 
में से एक बनीं. आज, जेन गुडॉल दुनिया के 
सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों, पर्यावरणविदों 
और पशु अधिकारों के चेंपियन में से एक है. 


हम सब हीरो बन सकते हैं! 





में जेन गुडॉल हैं| 


ब्रैड मेल्टज़र, चित्र : क्रिस्टोफर 


रा छे 


बे । # 
/“/ > के 

















मेरे पहले जन्मदिन पर, मेरे पिता ने मेरे लिए जुबली हालाँकि, मैं सिर्फ अपने खिलौने चिंपैंजी से ही प्यार नहीं करती थी. 
नाम का एक प्यारा खिलौना चिंपैंजी खरीदा. दि रे मुझे सभी जानवरों से प्यार था-यहां तक कि बगीचे में पाए गए केंचुओं से भी. 


-उ सैमिलो | 
हे दे . 
क्या तुम केंचुओं 
को घर के अंदर 
लाई हो? 










मुझे जुबली पसंद आया. 
वाकई. 
मुझे उससे बहुत प्यार था. 









वे एकदम 
3 सुरक्षित हैं... 


में हर समय जुबली को अपने साथ रखती थी 


जैसे-जैसे मैं बड़ी हुई, मैंने अपने सभी खिलौनों को टीचर-टीचर खेलने के लिए एक कतार में 
खड़ा किया. उनमें जुबली ही एकमात्र ऐसा था जिसके पास अपनी कुर्सी थी. 


ठीक है, अब कौन ,.. ; अकन | ठीक नीचे! नीचे। 4 
4 कि बाप हाँ अप | बंजुफ कौ की | 
(2238 ० । 

















मेरी माँ ने मुझे बताया कि कीड़े बगीचे में सुरक्षित रहेंगे, 
इसलिए हम उन्हें बाहर ले गए और वापस उन्हें मिट्टी में दफना दिया. 








।264॥6 265१: ह है है. २ है || 02780 76270: है? 0765 280 27९९ । है: 7 2॥॥ 
को उत्सुक थी कि मुर्गियां अंडे कैसे ६7278 56 0 # लि रा 0 २ हर 6 ९॥] 2॥ 
देती हैं. इसलिए मैं वो देखने के लिए ॥।।6।6 8 7 है 75७8 3/3 6670९ ॥/ 2॥॥ 
६॥०7 हनन 72502 78 5 627 

(205 


पहले तो सभी मुर्गियाँ मुझसे डर 
१॥(2|॥ 











तुम कहाँ थीं? 








आप कभी 
तुम इतने लंबे विश्वासनहीं । 
समय से गायब थीं करेंगे कि 
कि तुम्हे ढूंढने के अंडे कहाँ से 
लिए हमने एक आते हैं! 
खोजी दल भेजा है! , चिट 






2270 वो मेरी पहली शोध 


न 2) ) - " परियोजना थी. 





। 




















०२६३/६०६८९३०५८०॥ह६ ३९॥२६६ १३९ 6 04 ५7 7 7॥ 7 है: ह<। ९ 
(5॥ न हर 26" 626 ९॥२६१॥ २६:60 हित 7 ११/०॥९: औै7 /77॥ है ४] 
जिसने मेरी जिंदगी बदल दी. 






. अाााक 


5. जी आओ 
हे । नर 


उसका नाम था "द स्टोरी ऑफ डॉक्टर ड्लिटल", मैंने उसे एक बार पढ़ा, फिर दुबारा 
४77२ ह॥९/ अर 7६६१२ /[4० है: 62।॥०( ९६: २६0९ तप 627 है 7२६] ५५६है।।: औ०[न। 
०ह: 27<।॥[ 80:80: है] है 0 है है । ६५६2 80 हि. । 7० (६ है. । २६८25: 776 ॥॥ 














पुस्तक में, एक तोता था जिसके अनुसार अगर आप जानवरों से बातें करना सीखना 
चाहते हैं तो आप में "अवलोकन की शक्ति" होनी चाहिए. 


लेकिन जो मुझे पुस्तक का वो हिस्सा सबसे ज्यादा है जिसमें डॉ. डलिटल और उनके 
पशु मित्रों का पीछा किया जा रहा था और वे एक चट्टान की कगार पर पहुँच गए थे. 


हमउस पार हछछाछझ्ण्तणाःश 


कैसेजांंगेः ७० ७5 ॥7 हक टवम हे क्र 5 ९ / आह 
>> 













उस किताब को पढ़ने के बाद मैंने कसम खाई कि में ज़रूर 
अफ्रीका जाऊंगी और जानवरों के बीच जाकर रहूंगी. 


फिर बंदरों ने एक-दूसरे के हाथ-पैर पकडे और वे एक पुल बन गए. 
वो कितना सुंदर था। 
हम एक-साथ काम करके बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं. 





0 
॥॥ ॥ह | 


गा औआ। ७ का. 


जब मैं बारह वर्ष की हुई तब तक मेरा अपना प्रकृति एक क्लब था : एलीगेटर क्लब. 
मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर बूढ़े घोड़ों की मदद के लिए पैसे जुटाए, हमने प्रकृति 
की सैर की, और हमने जो कुछ देखा उसे हमने लिखा (कम-से-कम मैंने वो किया). 
और अगर आप क्लब में ऊंची पदवी प्राप्त करना चाहते थे तो .. 











डर ब कक सम क्यामैँ. मैं 
कुत्तों को तितलियाँया. पहले .] ( मरोप्रतक प्रत्येक ने 
पहचाननाथा . प्रब्षियोंकी चेड्“ोेको. पतंगोंको.._. जाऊं? सं जि एक 
ह ब न) पशु नाम भी रखा. 
/ लगता है कि वो उन 














ष् का नाम पूरी 
तरह से सही-सही 
बताएगी. 














द् >> 
थी. उसका नाम एक 
खूबसूरत तितली के 
नाम पर रखा गया 
था. 


















कक 
0 










क्या में सबसे तेज़ छात्र थी? बिल्कुल नहीं. 


स्कूल के दिनों में मेरे लिए सुबह उठना मुश्किल होता था. 
मुझे घर के अंदर रहना पसंद नहीं था. 


लेकिन अगर हम बाहर होते, या मेरे आसपास जानवर होते - 
तो मैं उत्साहित होती थी. 


और इसमें वे हि शामिल 
















/ अनुमान लगाएं ष्द््‌ ! नहीं लत 
'आलतू जानवर 4०% एक छिपकली थी जिसे लाए जत्ाण न्‍ु 
ज के पैर न पैर नहीं थे 
गांधी और जिमी 
कम के दो (_ भौकना 
गिनी-पिग्स थे ५ / इसका मतलब 
र कि उसे पजामे 


घोंघे थे जिनके कु पसंद थे 


संख्यायें लिखीं थीं 






ढ़ “और पीटरनाम 


की कैनरी थी ढ़ 
हैमलेट नाम 


लकी 
७ आक अमर 
क काहम्सटर था 224 
जी हा 






86 9 पिकल्स नाम 
शकी बिल्ली थी 








९ 


में अपनी माँ की बातों को कभी नहीं भूली. जल्द ही, मुझे एक मौका मिला. 
द मेरी स्कूल के एक मित्र ने मुझे केन्या में अपने परिवार के साथ रहने के लिए आमंत्रित किया. 


सफरखर्च के लिए मैंने एक वेट्रेस के रूप में 
काम किया और अपने पैसों को कालीन के 
नीचे छिपाकर रखा. 


एक दिन, मैंने परदे बंद करके पैसों को 


| .. _गिना और... 


विन. # 


अफ्रीका | 
| । में 
पैसे काफी _जा रही थी! 














३ हम मा ॥ र 

कक हो तो 
लिए कड़ी मेहनत 

करो! 

.. हज 
! | तु हार नहीं 
मानी तो तुम ज़रूर 
कोई रास्ता खोज 
निकलोगी. 














् 
डर 
कट 
ट 
डर 
ड् 
(6 
प 
प 
कि 


अंतमें, में डॉ. डलिटल के अफ्रीका में थी. 


शणओ 





6 ता7 है 8026 ।॥॥ 7356] 


किसी ने मुझसे कहा: "यदि तुम्हारी जानवरों में रुचि है, तो तुम्हें एक इंसान से अवश्य मिलना चाहिए..." 


हि डॉलुई . आपसे 
मिलकर अच्छा हि. >> 
> ७... लगा "जल 
| मे जेन गुडॉल हूं डे | 


जी । सुना है तुम्हें 
हि जानवर 


गन्‍नवर पसंद हैं 










| जग मे १. 
सुनने का इंतजार 
कर रहा था. 













डॉ. लीकी एक मानवविज्ञानी थे, यानि लोग कैसे रहते हैं वो उसका अध्ययन करते थे. 
साथ में वो एक जीवाश्म-विज्ञानी भी थे, यानि वे प्राचीन जीवाश्मों और हड्डियों का भी 
अध्ययन करते थे. पहले तो उन्होंने मुझे बतौर सेक्रेटरी नौकरी दी. 


लेकिन पालतू जानवरों के बारे में में जो कुछ जानती थी उससे वो बहुत प्रभावित हुए. 





६०१ है: 26:70 0 6 ५ ७ मी २: 0६: 2 वि (१ 7 0०० ५ है. | 772 


६॥१० 76:57 8:/47/4॥0 287 .८॥॥ 
पर ।6१॥ 67260 6 है९।॥7० ९२०८] / ९१ 26782 722 8॥53 | 


एक साल तक मैंने चिम्पांज़ियों के बारे में सब कुछ पढ़ा. 


हे 3) 


तक 
* < कि 
& आर्ट 


। बिटिया 2 ## 
$॥ ब््र ५ क पे न्> क् 
< (९४ 5, चु | “हर 
डा पु ् 


# 
# १ 


ह 4८ 


थक 





30७७ 





ना 


2।80 2056 /॥820।6 पा ॥ 6 न 8 0॥॥ 





६॥१-8०(।0॥ 70 कि 786 2] 


हो जो एक पड गए गए कुछ छा अगले दिन, हमें कोई उसके अगले दिन भी कोई तरह हर हि 7 है 77 4। ४767 2 6: 2॥2 46: 2 हि । 27626 0॥ रह 
रहे थे 00000] चिंपेंजी नहीं दिखा. ॥ 85608: है ८7 :। 6 ॥ 76 ॥ 4 (९777 ९९.2 :॥॥ 
वि ता दिखा. ६8१६ हुए 7। है / 0 ९ 7 अप भर है।। हि: ० 7२] 0 02/00/0726: 26 (8 0॥ 
॥ थी 
है | 
562६६ है. धर हर 7 ई 









# | । ' हु ह 7 १४ '& ५2 पु 

: | | भर | है ९६% ८ 
हे 5, हक हे ह हे | १ न का म 5 न ह कु ह है ।+4॥/५ हक है ६ आग २०७०७ 
५ रत 5» ५३॥॥ ८ 


*-।49 ४0 » पक कल - की + रन 






7 है 5। है: है 2॥0 है? 776 2/6६7९९३| 
57546: है 50४06: 87 (६२8) 
(5॥नह2/:0ए है. -7 678 5॥ दा 
थी. नर चिंपैंजी एक-दूसरे के साथ 
8) 

38०१ हिर| ९१५०६ | 7 और ल ह2॥ 
रा 80 87३१|2६2॥ 







झअक- -- 94 साई 












फिर भी, मुझे चिम्पांज़ियों से सौ गज की दूरी तक 
पहुंचने में लगभग एक साल लग गया. 
एक दिन, जब मैं शिविर में वापस लौटी तो पता 


इंतजार करती रही. 
नहीं दिया. 


अपने तम्बू में सरसराहट 
की आवाज़ सुनी. 














280::25/ है २ 8०॥॥ है औ 20 ८। है ॥ 


यही वो नाम था जिसे मैंने उसे दिया था. 
००६०५ ०हिउ।।82(5/२६ै: 708 0 हा है ॥ 7 यह: 6 २४०78: 76: 0 (८807 ।/(6| 
बाधा: 00 / लिए (8 /5०॥| २» है:67।/९ 7 677 6 । 0९ 

उन्होंने कहा कि मुझे जानवरों को नंबर देने चाहिए, नाम नहीं. 

क्यों? 

7 6 57 760 8: 8 | 7/: (२8: है: [5 27 62। 6 2 7॥ (70 रह60 
॥62 [762 है 8 ॥ ८१९१ | 75 6: 67 ९ ह-।। है7॥" 7730: 865: ७७: है/ 7६६ | 
307॥7 7:8॥85 ९॥ 3० २ 






























८ एक बात किसी को समझ नहीं आई. वे जानवर सच में 
हमारे जैसे ही थे. उस दिन, डेविड ग्रेबियर्ड मेरे मेवे ले गया, 
और मेरे केले भी. 


में उनकी दोस्त थी. 











$४ ८ 


एक महीने बाद, उसने मेरे ५ 
'॥॥ 


हाथ से एक केला लिया! 





बाद में वो जंगल में, धीरे-धीरे मेरे पास आया और यह जाँच करने लगा कि क्या मेरी जेब में कोई 
केला था. 

यह मेरे सबसे गर्व के क्षणों में से एक था: अन्य चिंपेंजी अब समझ गए थे कि उन्हें मुझ से अब 
कोई खतरा नहीं था. 


समय के साथ, चिम्पांज़ियों को अलग-अलग रूपों में देखकर, ॥20 0० /2 676 2276 67०57 807 है रह 7 है ५7 0 दिशा नर । 
7 है5]5/582[/27-8: (० अत 650० है. है: धर है (न 5॥ 
॥० ८ कप 7 है- व न तर है ६८८ है हज है:। 67776 582९२ 


मैं उन्हें सही मायने में समझ पाई. 







एक और केला 
कौन चाहता है? 


डेविड शांत था, हालाँकि वो जो चाहता था 
उसे वो पाना पसंद था. 


विलियम शर्मीला था. 


ठीक है मित्रों, 
अब शांत हो 






गोलियथ आसानी से उत्तेजित 
हो जाता था. 











वो सिर्फ एक औज़ार के रूप में टहनी का उपयोग नहीं कर 
रहा था. उसने वो औज़ार खुद बनाया भी था. 


| | ह 





ओल्ड फ़्लो एक मजबूत माँ थी, जो हमेशा 5 


इससे पहले, वैज्ञानिक सोचाते थे कि केवल मनुष्य ही औज़ार बना सकता था. 
अपनी बेटी और बेटे का ध्यान रखती थी. 


अब कोई संदेह नहीं रह गया था कि ये जानवर बेहद बुद्धिमान थे. 


मैंने जितना अधिक देखा, उतना ही ज़्यादा मैंने सीखा. 
में रोज़ाना जो देखती थी उसे रात को अपनी डायरी में लिखती थी. और हर दिन, 


शत का तक जल्द ही, मेरे पास रे दककेक इकट्ठी हुई कि मुझे एक कि रिकॉर्डर की आवश्यकता पड़ी. 
फिर, मुझे जंगल में अन्य सभी चिंपैंजी परिवारों को देखने में मदद करने के लिए एक सहायक की 
आवश्यकता पड़ी 


छह साल बाद, नोटपैड और दूरबीन से जो शुरू हुआ था वो एक पूर्ण शोध केंद्र बन गया. अब मैं ही 
वहां की प्रभारी थी 








बा 
है हे है 


) ४ 
ेट 





हाथ पक ड़ना. 


क्या यह अद्भुत 
5... नहीं था! 


देखें कि हम एक- ५२ 
साथ मिलकर क्या 


नहीं गढ़ सकते हैं. 





यहां तक कि एक-दूसरे को आश्वस्त दाप॥5/26: 875 ह:7/56 है ॥ ६ ॥ 8९९६7 2 है 7687 78 ॥ है: 7 ४२॥ 
करने के लिए पीठ थपथपाना. व्यक्तित्व होता है और वे जटिल संबंध स्थापित कर सकते है. 


मेरे जीवन में, लोगों ने मुझसे कहा था कि चीजों को करने का 
एक "निश्चित तरीका" होता है: 
जानवरों के अध्ययन करने का एक '"निश्रित तरीका" 


| आपके लिए जीवन में, यह देखना आसान होगा कि टूसरे लोग आपसे किस तरह "अलग" हैं. 
| लेकिन इसके बजाए अगर आप लोगों में समानता देखेंगे तो आप पाएंगे कि लोगों में तमाम 

| "समानताएं" हैं. 

लड़कियों के व्यवहार का एक "निश्चित तरीका" हम सभी-- जीवित प्राणी--एक-टूसरे के साथ बहुत कुछ साझा करते हैं. 


उन्होंने मुझ से नियमों का पालन करने के लिए कहा. हमारी बहुत सी चीजें एक-समान हैं. जब हम यह बात महसूस करते हैं तब हम एक-दूसरे की 


उसके बजाए मैंने हमेशा वो किया जो मुझे उचित लगा. "| | तलाश करते हैं... 
ँ द थ्ु " न 
का क्‍ 









१ ह 
/ 











2२0 5 5॥ / हर है: 26 5 है अर था: 28] 





” १30+ देशों में युवाओं के 

. _450,00 से अधिक समूहों के 
साथ "रूट्स एंड शूट्स 
नेटवर्क उन सभी उम्र के 

युवाओं को जोड़ता है जो एक 
बेहतर दुनिया बनाने 














में जेन गुडॉल हूं, और मैं देखती हूं हमारे बीच बहुत कुछ एक-समान है. 
ध्यान से देखें. अवलोकन करें. धैर्य रखें. यही मैं आपको सिखाऊंगी: 
हम पृथ्वी के मालिक नहीं हैं. 

हम पृथ्वी को अन्य प्राणियों के साथ साझा करते हैं. 


अपने दिल की भावनाओं को सुनें. 

हम अपने आसपास के प्राणियों के लिए जिम्मेदार हैं. 

हमें उनका ख्याल रखना चाहिए. जब हम में से कोई भी मुसीबत में हो - चाहें वो 
मानव हो, प्राणी हो या प्रकृति ही हो - तब हमें ज़रूर मदद करनी चाहिए. 

जब हम वो करते हैं, तब हम एक पुल का निर्माण करते हैं... 

एक पुल जो हम सभी को उस पार ले जाएगा. 


[आम 
* #उ+ 








4960 के दशक की शुरुआत में 
डेविड ग्रेबियर्ड के साथ जेन 





6.७: 
"अपने आस-पास की दुनिया पर प्रभाव डाले बिना हम पृथ्वी पर एक दिन भी नहीं | ५४, 
गुजार सकते हैं. आप जो करते हैं उससे फर्क पड़ता है, इसलिए आपको यह तय 


करना होगा कि आप किस तरह का परिवर्तन लाना चाहेंगे." --जेन गुडाल डॉ. लीकी के साथ जेन "रूट्स एंड शूट्स" के सदस्यों के साथ जेन 


